निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


23 आश्विन 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 927) पटना , सोमवार , 15 अक्तूबर 2018 


सं० 3 / एम0 - 06 / 2018 - 13639 / स0प्र0 

सामान्य प्रशासन विभाग 


* अनौपचारिक 


रूप से 


सेवा में , 


परामर्शित 


द्वारा 


विषय 


क्र० 


सं० 


महालेखाकार ( ले० एवं ह० ), बिहार 
बीरचन्द पटेल पथ, पटना । 
* वित्त विभाग, बिहार, पटना । 

पटना, दिनांक 10 अक्तूबर 2018 
विभागीय कार्यवाही के नियमानुकूल संचालन , समयबद्ध निष्पादन एवं प्रभावी अनुश्रवण किये 
जाने के प्रयोजन से विभागीय जाँच आयुक्त के पदनाम में परिवर्तन, उन्हें विभागाध्यक्ष घोषित 
किये जाने , संचालित सभी विभागीय कार्यवाहियों की प्रगति के अनुश्रवण की जिम्मेवारी 
विभागीय जाँच आयुक्त को सौंपे जाने सहित विभागीय जाँच आयुक्त के कार्यालय को 
सुदृढ़ एवं पुनर्गठित किये जाने हेतु निम्नांकित पदों के सृजन के संबध में 
पदनाम सेवा / सम्वर्ग वेतन स्तर पदों की अभ्युक्ति 

___ संख्या 
| 3 

5 
मुख्य जाँच आयुक्त 

( मात्र पदनाम 

___ विभागीय जाँच 
परिवर्तन में कोई 

आयुक्त का पदनाम 
वित्तीय व्ययभार 

मुख्य जाँच आयुक्त 
नहीं है ) । 

किया जाना है । 
जाँच आयुक्त 

(मात्र पदनाम 

अपर विभागीय जाँच 
परिवर्तन में कोई 

आयुक्त का पदनाम 
वित्तीय व्ययभार 

जाँच आयुक्त किया 
__ नहीं है ) । 

जाना है । 
विशेष जाँच आयुक्त | बिहार प्रशासनिक सेवा । लेवल - 14 / 

आवश्यकता के 
(विशेष सचिव / अपर सचिव | लेवल - 13ए 

आधार पर 
स्तर के पदाधिकारी) 


1 


2 


2. 


3 . 


। 


क्र० 


पदनाम 


बिहार गजट ( असाधारण ), 15 अक्तूबर 2018 
सेवा / सम्वर्ग वेतन स्तर । पदों की । 

संख्या 
बिहार प्रशासनिक सेवा लेवल - 13 


अभ्युक्ति 


सं० 


संयुक्त सचिव - सह 
संयुक्त जाँच आयुक्त 

उप सचिव 


बिहार प्रशासनिक सेवा 


लेवल - 11 


1 


अवर सचिव 


बिहार सचिवालय सेवा | 


लेवल - 11 


आवश्यकता के 

आधार पर 
आवश्यकता के 

आधार पर 
आवश्यकता के 

आधार पर 
आवश्यकता के 

आधार पर 
संविदा के आधार 
पर नियोजन हेतु 


7 . 


3 


8. 


3 


उच्च वर्गीय लिपिक | बिहार सचिवालय लिपिकीय लेवल - 4 

सेवा 
प्रशिक्षण पदाधिकारी सेवानिवृत्त बिहार प्रशासनिक लेवल - 13 तक 

सेवा ( संयुक्त सचिव से 
अन्यून ) / बिहार सचिवालय 
सेवा ( प्रशाखा पदाधिकारी से 

अन्यून ) 


आदेश: - स्वीकृत 

उक्त पदों के सृजन के फलस्वरूप अनुमानित वार्षिक व्यय रुपये 1,41,04,794 (रुपये एक करोड़ एकतालिस 
लाख चार हजार सात सौ चौरानवे मात्र) है । उक्त राशि का व्यय बजट शीर्ष - 2052 - सचिवालय सामान्य 
सेवाएँ, उप शीर्ष - 0090 – सचिवालय, लघु शीर्ष - 0004 - सामान्य प्रशासन विभाग के विपत्र कोड 
33 - 2052000900004 – मांग संख्या - 33 के अन्तर्गत कार्यालय व्यय मद में विकलनीय होगा । अनुमानित व्यय 
विवरणी अनुसूची - 1 के रूप में संलग्न है । 
उक्त राशि की निकासी मुख्य जाँच आयुक्त कार्यालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सचिवालय 
कोषागार, सिंचाई भवन , पटना से की जायेगी । 
दिनांक 30 .07.2018 को सम्पन्न प्रशासी पदवर्ग समिति की बैठक में मद संख्या - 5 के रूप में उक्त प्रस्ताव 
पर सहमति प्राप्त है । 
दिनांक 25.09.2018 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या - 10 के रूप में उक्त प्रस्ताव पर सहमति 
प्राप्त है । 

आदेश से , 

राजेन्द्र राम , 
सरकार के अपर सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 15 अक्तूबर 2018 

अनुसूची - 1 
विभागीय जाँच आयुक्त कार्यालय के सुदृढ़ीकरण हेतु विभिन्न पदो के सृजन पर सम्भावित व्यय विवरणी 


क्र० 


पद का नाम 


सृजितपदोंकीसंख्या 


पे0-मैट्रिक्स 


मूलवेतन 


महँगाईभत्ता07प्रतिशत 


म0कि0भ016प्रतिशत 


प०भ० 


चि०भ० 


योग 


| अनुमानित वार्षिक 

परिलब्धि 


। 


अभ्युक्ति 


0 


4 5 

| 9 10 

11 

12 
1. मुख्य जाँच आयुक्त 0 0 0 0 0 0 0 

0 मात्र पदनाम परिवर्तन 

में कोई वित्तीय व्यय 

भार नहीं 
2. जाँच आयुक्त 0 0 0 0 0 0 0 0 

मात्र पदनाम परिवर्तन 
में कोई वित्तीय व्यय 

भार नहीं 
3. विशेष जाँच आयुक्त 02 वेतन 1, 44 ,200 10 ,094 23072 4280 1000 1,82 ,646 1, 82, 646X12x2 
(बि0प्र0से0) स्तर - 14 

= 43,83,504 
4 . संयुक्त सचिव - 01 वेतन 1, 18, 500 / 8295| 18960 4280| 1000 / 1,51, 035 1, 51,035x12x1 
सह - संयुक्त जाँच स्तर - 13 

= 18, 12, 420 
आयुक्त (बि0प्र0से0 ) 
उप सचिव 01 वतन । 67 , 700 4739 | 10832 4280 | 1000 88, 551 

88, 551X12X1 
(बि0प्र0से0) स्तर - 11 

= 10, 62, 612 
अवर सचिव 02 वेतन 67, 700 | 4739/ 10832 4280| 1000 88,551 88, 551X12x2 
(बि0स0से0) स्तर - 11 

= 21, 25, 224 
उच्चवर्गीय लिपिक 03 वेतन 25500 / 1785| 4080 1605 1000 33, 970 33, 970X12 - 3 
(बि०स०लि0से ) स्तर - 4 

= 12, 22, 920 
8 . वाहन चालक 

वेतन 19900 / 1393| 3184 1605 1000 27082 27082X12X1 
स्तर - 2 

= 3, 24,984 
9. कार्यालय परिचारी 03 वेतन 18000 1260/ 2880 1605 1000 24,745 

24,745X12X3 
स्तर - 1 

= 8,90,820 
10. प्रशिक्षण पदाधिकारी 03 वेतन 1 , 18,500 / 8295| 

____ 0 / 1,26,795 (1,26, 795X12x3 ) / 2 
|( संविदा नियोजन) स्तर - 13 

- 22,82, 310 

कुल योग 1, 41,04,794 
(रुपये एक करोड़ एकतालिस लाख चार हजार सात सौ चौरानवे मात्र) 

आदेश से , 

राजेन्द्र राम , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 927 -571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic .in 


